रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


"रत = Usa 
Che Gazette of Jndia 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-20092023-248846 
CG-DL-E-20092023-248846 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग वा---खण्ड 4 
PART I]—Section 4 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 646] नई दिल्ली, बुघवार, सितम्बर 20, 2023/भाद्र 29, 1945 
No. 646] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2023/BHADRA 29, 1945 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिसूचना 
मुम्बई, 19 सितम्बर, 2023 
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 
सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/151.--भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, प्रतिभूति संविदा 
(विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 
अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, एतट्ठारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌:- 
1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा | 
2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे। 
3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 
2015 में, विनियम 62 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्‌,- 


5968 GI/2023 (1) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


“बाद में जारी की जाने वाली असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल se सिक्‍यूरिटीज़) को सूचीबद्ध 
(लिस्ट) कराना 
62क. (1) जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी की असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट 
सिक्‍यूरिटीज़) सूचीबद्ध (लिस्टिड) हों, वह 1 जनवरी, 2024 को या उसके बाद जारी (इश्यू) की जाने वाली 
सभी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराएगी | 
(2) जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी 31 दिसम्बर, 2023 तक कुछ और असूचीगत (अनलिस्टिड) असंपरिवर्तनीय 
ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्‍्यूरिटीज़) जारी करे और जिनकी मीयाद भी उस तारीख तक पूरी न 
हुई हो, वह उन प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) करा सकेगी । 
(3) जो सूचीबद्ध एंटिटी 1 जनवरी, 2024 को या उसके बाद असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल 
डैट सिक्‍यूरिटीज़) स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना चाहती हो, उसे उनके सूचीबद्ध 
(लिस्ट) हो जाने की तारीख से तीन महीनों के भीतर उन सभी असूचीगत असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों 
(जिनकी मीयाद पूरी न हुई हो) को भी स्टॉक एक्सचेंज (WRIT) में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराना होगा जो 1 
जनवरी, 2024 को या उसके बाद पहले जारी की जा चुकी हों । 
(4) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सूचीबद्ध एंटिटी के लिए नीचे बताई गई 
प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को सूचीबद्ध कराना जरूरी नहीं होगा: 
(i) आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 54डगग (54ईसी) के तहत जारी किए जाने वाले 
बॉण्ड; 
(ii) वे असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्‍्यूरिटीज़), जो उन्हें जारी करने वाली 
सूचीबद्ध एंटिटी और बहुपक्षीय संस्थाओं के बीच किए गए करार (एग्रीमेंट) के अनुसार जारी की जाएँ; 
(iii) वे असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल se सिक्‍्यूरिटीज़), जो या तो किसी न्यायालय या 
न्‍्यायाधिकरण (ट्रायब्यूनल) के आदेश के अनुसार अथवा वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्यूलेटर) 
[अर्थात्‌ बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण या पेंशन निधि 
विनियामक और विकास प्राधिकरण] द्वारा निर्धारित किए गए किसी प्रावधान आदि के अनुसार जारी 
की जाएँ | 
(5) उप-विनियम (4) के खंड (ii) एवं (iii) के अनुसार सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा जारी (इश्यू) की गई प्रतिभूतियाँ 
लॉक-इन रहेंगी और जिन्हें निवेशक उनकी परिपक्कता (मेच्यूरिटी) की अवधि पूरी होने तक अपने पास ही रखेंगे 
और साथ ही उन पर कोई ऋण-भार (इनकम्ब्रें) सृजित नहीं किया जाएगा | 
(6) उप-विनियम (4) में जिन प्रतिभूतियों का जिक्र है, यदि उन्हें कोई सूचीबद्ध एंटिटी जारी (इश्यू) करना 
चाहती हो, तो उसे स्टॉक एकक्‍्सचेंजों [जहाँ उसकी असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियाँ (नॉन-कन्वर्टिबल डैट 
सिक्‍यूरिटीज़) सूचीबद्ध हों] को उन प्रतिभूतियों से संबंधित समस्त मुख्य-मुख्य जानकारी [जैसे कि उनके 
ऑप्शन्स, दी गई जमानत (aT), ब्याज दरें, शुल्क, कमीशन, प्रीमियम (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से 
पुकारा जाए), परिपक्कता (मेच्यूरिटी) की अवधि] देनी होगी, और ऐसी ही दूसरी जानकारी भी देनी होगी जो 
बोर्ड समय-समय पर देने को कहे ।” 
बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक 


[वविज्ञापन-1॥/4/असा./428/2023-24] 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


ure टिप्पण : 


1. 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 
2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपपत्र में 
प्रकाशित हुए थे | 


भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 
2015 तत्पश्चात्‌: 


क) 


ख) 


ग) 


घ) 


S) 


4) 


ज) 


22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण Ata] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2015-16/027, द्वारा 


25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण Ata] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2016-17/001, द्वारा 


8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2016-17/008, द्वारा 


4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2016-17/025, द्वारा 


15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी./ 
एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा 


6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) 
(संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 
[तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और 
भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा 


9 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. एसईबीआई/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2018/10, 
द्वारा 

30 मई, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2018/13, द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


झ) 


ट) 


ठ) 


ड) 


ढ) 


ण) 


त) 


थ) 


द) 


a) 


1 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2018/21, द्वारा 


8 जून, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2018/24, द्वारा 


6 सितम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2018/30, द्वारा 
16 नवम्बर, 2018 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2018, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2018/47, द्वारा 


29 मार्च, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2019/07, द्वारा 


7 मई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2019/12 , द्वारा 


27 जून, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2019/22 द्वारा 


29 जुलाई, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ 
जीएन/2019/28, द्वारा 

26 दिसम्बर, 2019 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2019, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2019/45, द्वारा 

10 जनवरी, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2020/02 द्वारा 

17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 
2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा 


[भाग ता--खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


न) 


प) 


फ) 


ब) 


भ) 


म) 


य) 


कक) 


खख 


जा 


गग) 


घघ) 


5 अगस्त, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2020/25, द्वारा 


8 अक्तूबर, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2020/33, द्वारा 


8 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2021/02, द्वारा 


5 मई, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण 
अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2021/22, द्वारा 


3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 
2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा 


3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ 
जीएन/2021/35, द्वारा 


13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/ 
जी.एन./2021/42 द्वारा 


7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ 
जीएन/2021/47, द्वारा 

9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ 
जीएन/2021/55, द्वारा 

24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण ATAU] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/66, द्वारा 

22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/76, द्वारा 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


SS) 


चच 


छ्छ 


जज 


at 


ST 


a) 


ठठ) 


डड) 


ढ्ढ) 


जा 


न 


जा 


~~ 


~~ 


11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय ate [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/79, द्वारा 


25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/80, द्वारा 


25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/88, द्वारा 

14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 


प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/103, द्वारा 


5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2022/109, द्वारा 

17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 


प्रकटीकरण Aya] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2023/117, द्वारा 


7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) 
(संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा 


14 जून, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./ 
जी.एन./2023/131, द्वारा 


4 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) 
(संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/139, द्वारा 


23 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और 
प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/ 
जीएन/2023/149, द्वारा 


संशोधित हुए थे | 


[भाग वा---खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA 
NOTIFICATION 
Mumbai, the 19th September, 2023 

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE 
REQUIREMENTS) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/151.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of 
section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 
of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India hereby 
makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely: - 
1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 

Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2023. 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 


In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) 
Regulations, 2015, after regulation 62, the following shall be inserted, namely, — 


“Listing of subsequent issuances of non-convertible debt securities 


62A. (1) A listed entity, whose non-convertible debt securities are listed shall list all non-convertible debt 
securities, proposed to be issued on or after January 1, 2024, on the stock exchange(s). 


(2) A listed entity, whose subsequent issues of unlisted non-convertible debt securities made on or before 
December 31, 2023 are outstanding on the said date, may list such securities, on the stock exchange(s). 


(3) A listed entity that proposes to list the non-convertible debt securities on the stock exchange(s) on or 
after January 1, 2024, shall list all outstanding unlisted non-convertible debt securities previously issued on 
or after January 1, 2024, on the stock exchange(s) within three months from the date of the listing of the 
non-convertible debt securities proposed to be listed. 


(4) Notwithstanding anything contained in this regulation, no listed entity shall be required to list the following 
securities: 


(i) Bonds issued under section 54EC of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961); 


(ii) | Non-convertible debt securities issued pursuant to an agreement entered into between the listed 
entity of such securities and multilateral institutions; 


(iii) | Non-convertible debt securities issued pursuant to an order of any court or Tribunal or regulatory 
requirement as stipulated by a financial sector regulator namely, the Board, Reserve Bank of India, 
Insurance Regulatory and Development Authority of India or the Pension Fund and Regulatory 
Development Authority. 
(5) The securities issued by the listed entity under clauses (ii) and (iii) of sub-regulation (4) shall be locked in and 
held till maturity by the investors and shall be unencumbered. 
(6) A listed entity proposing to issue securities under sub-regulation (4) shall disclose to the stock exchanges on 
which its non-convertible debt securities are listed, all the key terms of such securities, including embedded options, 
security offered, interest rates, charges, commissions, premium (by any name called), period of maturity and such 
other details as may be required to be disclosed by the Board from time to time.” 


BABITHA RAYUDU, Executive Director 
[ADVT.-ITI/4/Exty./428/2023-24] 
Footnotes: 


1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015 were published in the Gazette of India on 2"’ September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015- 
16/013. 

2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, were subsequently amended on: 

a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27. 

b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016- 
17/001. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


०) 


d) 


९) 


8) 


1) 


1) 


10) 


m) 


n) 


०) 


P) 


५) 


u) 


v) 


July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/ 
GN/2016-17/008. 


January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and _ Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/ 
2016-17/025. 


February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029. 


March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) 
(Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 
29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) 
(Amendment) Regulations, 2017 vide notification no. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38. 


May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10. 


May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2018/13. 


June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2018/21. 


June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2018/24. 


September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2018/30. 


November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2018/47. 


March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07. 


May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2019/12. 


June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2019/22. 


July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2019/28. 


December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2019/45. 


January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02. 


April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) 
Regulations, 2020 vide no. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10. 


August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2020/25. 


October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2020/33. 


January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02. 


[भाग WI—ave 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 


w) 


x) 


y) 


2) 


aa 


wa 


bb) 


cc) 


dd) 


ee 


wm 


ff) 


wa 


&& 


hh) 


ii) 


I) 
kk) 


1) 


mm) 


nn) 


May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/2021/22. 


August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) 
Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30. 


August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/ 
GN/2021/35. 


August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/ 
GN/2021/42. 


September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD- 
NRO/GN/202 1/47. 


November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/ 
GN/2021/55. 


January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66. 


March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2022/76. 


April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2022/79. 


April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2022/80. 


July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2022/88. 


November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2022/103. 


December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2022/109. 


January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117. 


February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode 
of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121. 


June 14, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD- 
NRO/GN/2023/131. 


July 4, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) 
(Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD—NRO/GN/2023/137. 


August 23, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure 
Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ 
GN/2023/149. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ——surmnassaswa. 5० 


